निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 33 


1 आश्विन 1942 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

23 सितम्बर 2020 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


और 2 , 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 

2-18 
भाग - 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश । 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0 , आई ० एससी 0 , 

बी ० ए ० , बी ० एससी ० , एम ० ए ० , 
एमएससी , 

लॉ भाग -1 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीप० 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 

आदि । 
भाग - 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 -बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि। 


भाग - 5 - बिहार विधान मंडल में 

मंडल में पुर : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग - 8 - भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम , भारत गजट और राज्य गजटों के 


भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 

19-19 


उद्धरण। 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


20-20 


2 


बिहार गजट , 23 सितम्बर 2020 


भाग -1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 


निर्वाचन विभाग 


सं ० ई2-2-05 / 2020-3362 


सेवा में 

महालेखाकार ( ले ० एवं हक) 
वीरचन्द पटेल पथ, 

पटना, बिहार । 
द्वारा वित्त विभाग। 

पटना, दिनांक 22 सितम्बर, 2020 ई 0 । 
विषय : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय में स्वीप कार्यक्रम संचालन एवं विभिन्न स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान 

चलाने हेतु SVEEP CONSULTANT के रूप में संयुक्त सचिव स्तर का एक पद संविदा के आधार पर सृजन की 

स्वीकृति । 
आदेश – स्वीकृत 

बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 में मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कराने में SVEEP ( Systematic 
Voter s Education and Electoral Participation) की महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने प्रशासी पदवर्ग 
समिति की अनुशंसा के आलोक में SVEEP से संबंधित कार्यक्रमों के सुगम एवं सफल संचालन हेतु SVEEP CONSULTANT 
संयुक्त सचिव स्तर के एक पद सृजन करने का निर्णय लिया है । 

2. संयुक्त सचिव स्तर के सेवानिवृत्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी, जिन्हें निर्वाचन कार्य का अनुभव हो तथा संयुक्त सचिव 
के रूप में कम से कम 1 वर्ष की सेवा की हो, को SVEEP CONSULTANT के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा । 

3. SVEEP CONSULTANT ( संविदा) पर नियोजित सरकारी सेवक का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम 
वेतन + सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर 
प्राप्त महंगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी, वही देय होगा , परन्तु पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान होता रहेगा। 
मासिक मानदेय की यह राशि उक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी । 
4. निर्धारित मानदेय का भुगतान, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा सहायक अनुदान ( Grants -in - Aid ) के मद में 

मुख्य 
निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित SVEEP निधि में से की जायेगी । 
5. उपर्युक्त प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक 18.09.2020 की आहूत बैठक के मद संख्या -15 में स्वीकृत है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
(ह ०) अस्पष्ट, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार - सह - सचिव । 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचनाएं 

10 सितम्बर 2020 
सं 0 ग्रा ० वि०-14 ( सा ० ) सि0-07 / 2016-288558 -- श्री राजीव कुमार सिन्हा , ग्रामीण विकास पदाधिकारी 
सह - प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी , बड़हडिया, जिला- सिवान के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, सिवान के 
पत्रांक- 3074 दिनांक 28.10.2016 द्वारा पंचायत निर्वाचन 2016 के दृष्टिगत आयोजित बैठक से अनुपस्थित 
रहने , कर्तव्य के प्रति लापरवाही यथा NREP - 2016 की समीक्षा बैठक में सूचना के बावजूद 30 की जगह पर 
मात्र 19 पर्यवेक्षकों की उपस्थिति ; पेंशन एवं एन ० पी ० आर ० डाटा की अद्यतन इंट्री नहीं करवाने ; सुदिष्ट कुमार , 
पंचायत सचिव के विरूद्ध किए गए एफ 0 आई 0 आर0 की प्रति कार्यालय से गुम होने आदि के आरोप में विहित 
आरोप प्रपत्र क गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया । 

उक्त आरोपों के संदर्भ में श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उक्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी , 
सिवान के मंतव्य की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त श्री सिन्हा द्वारा बरती गयी लापरवाही के 
लिए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक -346597 दिनांक 05.01.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत इन्हें । निन्दन की शास्ति अधिरोपित की गयी। 


बिहार गजट , 23 सितम्बर 2020 


3 


उक्त शास्ति के विरूद्ध श्री सिन्हा द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दिनांक 17.12.2019 की 
विभाग द्वारा समीक्षा की गयी । समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इनके द्वारा कोई नया तथ्य / साक्ष्य प्रस्तुत नहीं 
किया गया है । 

सम्यक विचारोपरान्त श्री सिन्हा के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है । 
उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
राहुल रंजन महिवाल , विशेष सचिव । 


8 सितम्बर 2020 
सं 0 ग्रा ० वि०-14 ( प 0 ) कैमूर -02 / 2019-287152 -- श्री आलोक कुमार , तत्कालीन प्रखंड विकास 
पदाधिकारी , गोह , औरंगाबाद एवं टनकुप्पा , गया के विरूद्ध जिला पदाधिकारी , 

गया के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं जिला 
पदाधिकारी , गया द्वारा उनके अनाधिकृत अनुपस्थिति से संबंधित दो आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध 
कराया गया । उक्त आरोप पत्र पर श्री आलोक कुमार से उनके पदस्थापन स्थान तथा उनके स्थाई पते पर पत्र 
भेजकर स्पष्टीकरण की माँग की गई किन्तु श्री कुमार के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं कर स्वास्थ्य कारणों से 
अनुपस्थित रहने का उल्लेख किया गया । उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि पूर्ण रूप से स्वस्थ होते ही 
वे स्वयं अविलंब उपस्थित होकर वस्तुस्थिति स्पष्ट करेंगे। उक्त के बाद श्री कुमार से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने 
हेतु अनेक पत्र उनके स्थाई पते पर भी भेजे गए किन्तु उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया । 

श्री कुमार के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया जाना उनके द्वारा आदेश की अवहेलना का द्योतक है। 
साथ ही लंबे समय से कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने के कारण यह प्रमाणित होता है कि सरकारी कार्य में उनकी 
रूचि नहीं है । 

अत : श्री आलोक कुमार , तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोह , औरंगाबाद एवं टनकुप्पा , गया 
के विरूद्ध उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 
2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत उनपर असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि अवरूद्ध करने का दंड 
अधिरोपित किया जाता है । 

आदेश दिया जाता है कि श्री कुमार के चारित्री में इस दंड की प्रविष्टि की जाय । 

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 
आदेश : -आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई 
हेतु भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 
राहुल रंजन महिवाल , विशेष सचिव । 


8 सितम्बर 2020 
सं 0 ग्रा ० वि०-14 ( म०) गया -03/ 2019-286832 -- श्री बबलु कुमार , तत्कालीन सहायक निर्वाचक निबंधक 
पदाधिकारी , 232 - बेलागंज निर्वाचन क्षेत्र - सह - प्रखंड विकास पदाधिकारी , बेलागंज , गया सम्प्रति मुख्यालय में 
पदस्थापित के विरूद्ध जिला पदाधिकारी , गया के पत्रांक -2907 दिनांक 08.04.2019 द्वारा निर्वाचन जैसे 
महत्वपूर्ण कार्य में रूचि नहीं लेना तथा प्राथमिकता नहीं दिया जाना जैसे आरोप प्रतिवेदित किया गया । 

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री कुमार से लिखित अभिकथन प्राप्त किया गया । 

प्रतिवेदित आरोप एवं लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा निर्वाचन 
कार्य में लापरवाही बरती गयी है । 

अत : श्री कुमार को चेतावनी का दंड़ दिया जाता है । 
आदेश दिया जाता है कि श्री कुमार के चारित्री में इस दंड की प्रविष्टि की जाय । 

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 
आदेश :-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई 
हेतु भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 
राहुल रंजन महिवाल , विशेष सचिव । 


4 


बिहार गजट , 23 सितम्बर 2020 


14 सितम्बर 2020 
सं 0 ग्रा ० वि०-14 ( ति ० ) पूर्वी चम्पारण -03/ 2019-289999 -- श्री गोपाल कृष्णन , तत्कालीन प्रखंड विकास 
पदाधिकारी, पीपरा कोठी , पूर्वी चम्पारण , मोतिहारी सम्प्रति मुख्यालय में पदस्थापित के विरूद्ध जिला 
पदाधिकारी , पूर्वी चम्पारण , मोतिहारी के पत्रांक -113 प्र ० दिनांक 27.06.2020 द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण 
कार्य में लापरवाही बरतने जैसे आरोप प्रतिवेदित किया गया । 

उक्त प्रतिवेदित आरोपो पर श्री कृष्णन से लिखित अभिकथन प्राप्त किया गया । 

प्रतिवेदित आरोप एवं लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कृष्णन के द्वारा निर्वाचन 
कार्य में लापरवाही बरती गयी है । 

अत : श्री कृष्णन को चेतावनी का दंड़ दिया जाता है । 
आदेश दिया जाता है कि श्री कृष्णन के चारित्री में इस दंड की प्रविष्टि की जाय । 

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 
आदेश : -आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई 
हेतु भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
राहुल रंजन महिवाल , विशेष सचिव । 


सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 


आदेश 

15 सितम्बर 2020 
सं 0 संधा 0 (2 ) 7-03 / 2012-139 / सू 0 ज 0 स 0 वि 0 -- मे 0 रूद्रा ऑटोमोटीव प्रा 0 लि0 , रामदयालु नगर , मुजफ्फरपुर 
842001 के द्वारा समर्पित कोटेशन संख्या -6632 दिनांक 30.10.2019 के आधार पर INNOVA Crysta ( 2.4 GX 8S 
MT ) Model वाहन आपूर्ति हेतु विभागीय आदेश सं 0 2832 दिनांक 30.12.2019 के तहत 18,38,500 ( अठारह लाख अड़तीस 
हजार पाँच सौ) रूपये की आपूर्ति आदेश निर्गत किया गया था । आपूर्ति आदेश निर्गत होने की तिथि तक वाहन के मूल्य में 
बढ़ोतरी नही थी । आपूर्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 16 दिनों के बाद एजेन्सी ने अपने पत्रांक - शून्य दिनांक 16.01. 
2020 के द्वारा वाहन के वर्द्धित दर को आधार बनाकर उपरोक्त दर पर वाहन की आपूर्ति करने से मना कर दिया और अब 
18,61,300 / - ( अठारह लाख एकसठ हजार तीन सौ) रूपये अर्थात स्वयं द्वारा निर्धारित मूल्य से 22,800 / - (बाईस हजार 
आठ सौ ) रूपये अधिक मांग कर रहे है । विभागीय पत्रांक -392 दिनांक 04.03.2020 के द्वारा एजेंसी को सूचित किया गया था 
कि पूर्व स्वीकृत दर 1838500 / - ( अठारह लाख अड़तीस हजार पाँच सौ) रूपये पर उक्त वाहन की आपूर्ति नहीं की जाती 
है तो एजेंसी को काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जा सकती है । इस संबंध में एजेंसी द्वारा न वाहन सुलभ करायी 
गयी और न ही कोई उत्तर दिया गया । उपरोक्त से स्पष्ट है कि एजेंसी ने स्वयं द्वारा दाखिल कोटेशन एवं शर्तो का उल्लंघन 
किया है । 

ऐसी परिस्थिति में मे 0 रूद्रा ऑटोमोटिव प्रा 0 लि0 , रामदयालु नगर, मुजफ्फरपुर को शर्तो का उल्लंघन करने के 
आलोक में आदेश निर्गत की तिथि से दो वर्षों के लिए काली सूची में डालने का आदेश दिया जाता है । 
इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

आदेश से . 
प्रदीप कुमार झा , निदेशक । 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचनाएं 

17 जून 2020 
सं 0 1 / विविध -52 / 2017–3739 ( 5) -- 1. श्री वासुदेव नन्दन , कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल , बांका, पथ निर्माण 
विभाग को स्थानांतरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल , अररिया के पद पर अगले आदेश तक 
के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध -52 / 2017-3740 (5) -- 2. श्री अशोक कुमार, कार्यपालक अभियंता-01, मुख्य अभियंता ( सीमांचल ) 
उपभाग , पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, शेखपुरा के पद 
पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध -52 / 2017–3741 (5 )-- 3. श्री श्रीकान्त शर्मा, कार्यपालक अभियंता की सेवा बिहार राज्य पुल निर्माण 
निगम लिमिटेड, पटना से वापस लेते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, बांका के पद पर अगले 
आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट , 23 सितम्बर 2020 


5 


सं ० 1 / विविध -52 / 2017-3742 (5 ) -- 4. मो० इरफान अली, कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, 
मोतिहारी को स्थानांतरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल , बिहारशरीफ के पद पर अगले 
आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध –52 / 2017-3743 ( 5) -- 5. श्री अंजनी कुमार, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल , बेनीपुर को 
स्थानांतरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग , पथ प्रमंडल संख्या -01, मुजफ्फरपुर के पद पर अगले आदेश 
तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध –52 / 2017-3744 (5 ) -- 6. मो ० अयाज अहमद, कार्यपालक अभियंता की सेवा योजना एवं विकास 
विभाग से वापस लेते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, बेनीपुर के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध -52 / 2017-3745( 5 ) -- 7. श्री नवल किशोर सिंह, कार्यपालक अभियंता की सेवा ग्रामीण विकास 
विभाग से वापस लेते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल , भागलपुर के पद पर अगले आदेश तक के 
लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध -52 / 2017-3746 (5 ) -- 8. श्री संजय कुमार भारती, कार्यपालक अभियंता की सेवा बिहार राज्य पुलिस 
भवन निर्माण निगम लिमिटेड से वापस लेते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, खगड़िया के पद पर 
अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध -52 / 2017-3747 ( 5 ) -- 9. श्री विभूतिचन्द्र, तकनीकी सलाहकार, पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, 
मोतिहारी को स्थानांतरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल , छपरा के पद पर अगले आदेश 
तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध -52 / 2017-3748 (5 ) -- 10. श्री अशोक कुमार, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल 
संख्या -2, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग , पथ प्रमंडल, समस्तीपुर के पद पर 
अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध -52 / 2017-3749 (5 ) -- 11. श्री राम सकल सिंह, कार्यपालक अभियंता की सेवा बिहार राज्य पुलिस 
भवन निर्माण निगम लिमिटेड, से वापस लेते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल -2, मुजफ्फरपुर के पद 
पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध -52 / 2017-3750 (5 )-- 12. मो ० खुर्शीद करीम , कार्यपालक अभियंता की सेवा बिहार राज्य पथ 
विकास निगम लिमिटेड से वापस लेते हुए कार्यपालक अभियंता के समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण 
निगम लिमिटेड को अगले आदेश तक के लिए सौंपी जाती है । 

सं 0 1 / विविध -52 / 2017-3751 (5) -- 13. श्री ब्रजसेन, कार्यपालक अभियंता की सेवा बिहार राज्य पुल निर्माण 
निगम लिमिटेड से वापस लेते हुए कार्यपालक अभियंता के समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु बिहार राज्य पथ विकास निगम 
लिमिटेड को अगले आदेश तक के लिए सौंपी जाती है । 

सं 0 1 / विविध -52 / 2017-3752 ( 5 ) -- 14. श्री शशिभूषण सिंह, कार्यपालक अभियंता -3, मुख्य अभियंता (पथ 
संधारण) का कार्यालय, पटना की सेवा कार्यपालक अभियंता या समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण 
निगम लिमिटेड को अगले आदेश तक के लिए सौंपी जाती है । 

सं 0 1 / विविध -52 / 2017-3753 (5 ) -15. श्री राजेश कुमार गुप्ता, कार्यपालक अभियंता की सेवा शैक्षणिक 
आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड से वापस लेते हुए तकनीकी सलाहकार, मगध पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, गया 
के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध -52 / 2017-3754 (5 ) -- 16. श्री अरविन्द प्रसाद , तकनीकी सलाहकार, मगध पथ अंचल, गया को 
स्थानांतरित करते हुए तकनीकी सलाहकार, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल , पथ निर्माण विभाग , पटना के पद पर अगले आदेश तक 
के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध -52 / 2017-3755 ( 5 ) -- 17. श्री अवधेश कुमार, तकनीकी सलाहकार , राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल , पथ 
निर्माण विभाग, पटना की सेवा कार्यपालक अभियंता या समकक्ष पद पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में पदस्थापन हेतु 
अगले आदेश तक के लिए गृह विभाग ( आरक्षी शाखा) को सौंपी जाती है । 

सं 0 1 / विविध -52 / 2017-3756 ( 5 )-- 18. श्री केदार प्रसाद साहु, कार्यपालक अभियंता की सेवा नगर विकास एवं 
आवास विभाग से वापस लेते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल , मधेपुरा के पद पर अगले आदेश तक 
के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध -52 / 2017-3757 (5 )-- 19. श्री प्रमोद कुमार, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल , 
खगड़िया की सेवा कार्यपालक अभियंता या समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को अगले आदेश 
तक के लिए सौंपी जाती है । 

सं 0 1 / विविध –52 / 2017-3758 (5 ) -- 20. श्री साधु शरण, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, 
छपरा को स्थानांतरित करते हुए कार्यपालक अभियंता ( बजट -1 ), मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय, पथ निर्माण 
विभाग, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


, 


6 


बिहार गजट , 23 सितम्बर 2020 


सं 0 1 / विविध -52 / 2017-3759 ( 5 ) -- 21. श्री सत्येन्द्र सिंह, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, 
समस्तीपुर को स्थानांतरित करते हुए कार्यपालक अभियंता -1, मुख्य अभियंता ( सीमांचल ) उपभाग , पथ निर्माण विभाग, बिहार, 
पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध -52 / 2017-3760 (5 ) -- 22. मो० नौशाद आलम, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ 
प्रमंडल, मधेपुरा को स्थानांतरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मोतिहारी के पद पर अगले आदेश 
तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध -52 / 2017-3761( 5 ) -- 23. श्री दीपेश कुमार, कार्यपालक अभियंता-( बजट -1 ), मुख्य अभियंता (बजट 
एवं योजना) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की सेवा कार्यपालक अभियंता या समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु 
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के पद पर अगले आदेश तक के लिए सौंपी जाती है । 

सं0 1 / विविध-52 / 2017-3762(5)-- 24. श्री प्रेमनाथ, कार्यपालक अभियंता (योजना -1), मुख्य अभियंता (बजट एवं 
योजना) का कार्यालय , पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की सेवा कार्यपालक अभियंता या समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु 
बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के पद पर अगले आदेश तक के लिए सौंपी जाती है । 
सं 0 1 / विविध -52 / 2017-3763 (5 ) -- 25. श्री रजनीश रमण, कार्यपालक अभियंता-( बजट -2 ), मुख्य 

अभियंता 
(बजट एवं योजना) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की सेवा कार्यपालक अभियंता या समकक्ष पद पर 
पदस्थापन हेतु बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के पद पर अगले आदेश तक के लिए सौंपी जाती है । 

सं 0 1 / विविध -52 / 2017-3764 ( 5 )-- 26. श्री बैरिस्टर राम , कार्यपालक अभियंता -1, मुख्य अभियंता (पथ संधारण) 
का कार्यालय, पटना की सेवा कार्यपालक अभियंता या समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु योजना एवं विकास विभाग के पद पर 
अगले आदेश तक के लिए सौंपी जाती है । 

सं 0 1 / विविध -52 / 2017-3765 ( 5 ) -- 27. श्री भास्कर मिश्रा, कार्यपालक अभियंता, NHAI से सेवा वापस होने के 
उपरांत (पदस्थापन की प्रतीक्षा में) कार्यपालक अभियंता (योजना निरूपण NHAI, भू - अर्जन एवं गुण नियंत्रण )-1, राष्ट्रीय 
उच्च पथा दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
बब्लु कुमार , उप – सचिव ( प्र० को ० )। 


23 जून 2020 
सं ० निग / सारा -4 (पथ) आरोप -22 / 2019-3904(5 ) -- श्री राम राय , तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, 
गोपालगंज सम्प्रतिः सेवानिवृत सहायक अभियंता द्वारा पथ प्रमंडल , गोपालगंज के पदस्थापन काल के दौरान बरती गयी 
अनियमितताओं के लिए संकल्प ज्ञापांक -4557( एस ) अनु ० दिनांक -07.05.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । 
संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक -362 अनु ० , दिनांक 31.01.2020 द्वारा समर्पित संशोधित जाँच 
प्रतिवेदन में श्री राय के विरूद्ध गठित 2 ( दो) आरोपों को निम्न रूप से प्रमाणित होने का निष्कर्ष दिया गया : 
( i ) आरोप संख्या -1 के संबंध में BM Gr - II की मोटाई 50.00mm प्रावधान के स्थान पर 45.00mm पाये 

जाने को विभागीय मार्गदर्शिकानुसार टॉलरेन्स लिमिट ( 3mm ) से भी 2.00mm कम पाये जाने के आलोक 

में आरोप प्रमाणित | 
( ii ) आरोप संख्या -2 के संबंध में SDBC Gr - II कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की औसत मात्रा विभागीय 

मार्गदर्शिकानुसार टॉलरेन्स लिमिट ( 3.77 % ) से भी 0.503 % कम अर्थात 3.267 % पाये जाने के आधार 

पर आरोप को प्रमाणित । 

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि 
श्री राय के विरूद्ध गठित दोनों आरोप प्रमाणित होते हैं एवं इसी आशय का निष्कर्ष जाँच प्रतिवेदन में भी अंकित है । संचालन 
पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए पत्रांक -362 अनु 0 दिनांक 31.01.2020 द्वारा समर्पित जाँच 
प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक -1406 ( एस) अनु ०, दिनांक 20.02.2020 द्वारा श्री राय से द्वितीय 
कारण – पृच्छा की गयी । 

3. श्री राय के आवेदन दिनांक 02.03.2020 से प्राप्त द्वितीय कारण - पृच्छा उत्तर की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत 
पाया गया कि आरोपी के द्वारा गठित आरोपों के संबंध में मुख्यतः पूर्व में संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किये गये 
बचाव - ब्यान का ही उल्लेख किया गया है । आरोपी के बचाव - ब्यान की पूर्व में संचालन पदाधिकारी एवं विभाग के स्तर पर 
समीक्षा किये जाने के पश्चात् ही द्वितीय कारण - पृच्छा की गयी । श्री राय द्वारा समर्पित द्वितीय कारण - पृच्छा उत्तर में आरोप 
के बिन्दु पर कोई ठोस तथ्य / तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया एवं मात्र अपने दायित्वों को संवेदक पर स्थानान्तरित करने का 
प्रयास किया गया है । 

4. प्रश्नगत मामले में गुण - दोष के आधार पर की गयी समीक्षा के उपरांत श्री राय द्वारा समर्पित द्वितीय 
कारण – पृच्छा उत्तर को संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में इसे अस्वीकृत करते हुये श्री राय के विहित दायित्वों को 
दृष्टिपथ में रखते हुये सम्यक विचारोपरांत बिहार पेंशन नियमावली के नियम -43 ( बी ०) के तहत समानुपातिक रूप से उनके 
पेंशन से 02 ( दो) वर्षों तक 5 % की कटौति किये जाने के अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त 
किया गया । 


बिहार गजट, 23 सितम्बर 2020 


7 


5. उक्त निर्णित दण्ड पर विभागीय पत्रांक -2368 ( एस ) अनु ०, दिनांक 20.04.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग 
की सहमति / परामर्श की मांग की गयी । 

6. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक -414, दिनांक 08.06.2020 द्वारा श्री राय के विरूद्ध निर्णित दण्ड पर 
सहमति व्यक्त की गयी । फलस्वरूप विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षा एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के परामर्श के 
आलोक में श्री राम राय, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता को बिहार 
पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी ०) के तहत समानुपातिक रूप से निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है : 

(1) " उनके पेंशन से 02 ( दो) वर्षों तक 5 % की कटौती " | 
प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( हरू ) अस्पष्ट , विशेष सचिव । 


: 


24 जून 2020 
सं 0 प्र 02 / सहायक निदे०-08-01 / 2019-3932 (5) -- पथ निर्माण विभाग के निम्नांकित सहायक निदेशक को उनके 
नाम के सामने अंकित स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है 
क्र ० सहायक निदेशक का वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापित स्थान 
सं० 

नाम / गृह जिला 


1 


2 


3 


4 


1 . 


श्री राजेश कुमार 


सहायक निदेशक , गुण नियंत्रण पथ 
अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, सीवान । 


सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण, पथ 
अवर प्रमंडल, नवादा । पथ प्रमंडल, 


गृह जिला - पटना 


, 


नवादा । 


2 . 


श्री यतीन्द्र नारायण 
गृह जिला - पूर्वी चम्पारण 
श्री आशुतोष कुमार झा , 
गृह जिला मुजफ्फरपुर । 


3 . 


सहायक निदेशक , क्षेत्रीय प्रयोगशाला , सहायक निदेशक , बिहार राज्य पुल 
पथ अंचल, दरभंगा । 

निर्माण निगम लिमिटेड, पटना । 
सहायक निदेशक , गुण नियंत्रण अवर सहायक निदेशक, प्रशिक्षण परीक्षण एवं 

प्रमंडल, सीतामढ़ी ( प्रतिनियुक्त शोध संस्थान, पथ निर्माण विभाग, 
तकनीकी परीक्षक कोषांग निगरानी पटना । 
विभाग) 

( प्रतिनियुक्त तकनीकी परीक्षक कोषांग 
निगरानी विभाग ) 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
बब्लु कुमार, उप – सचिव (प्र ० को ०)। 


24 जून 2020 
सं 0 1 / विविध -06 / 2018–3934 ( 5) --दिल्ली स्टेट इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ( DSIIDC ), नई 
दिल्ली के पत्रांक- DSIIDC / Esst./ Deputation/ 2017-18 / Vol -IV / 295 दिनांक 20.03.2020 के आलोक में श्रीमती 
सीमा रानी, कार्यपालक अभियंता (असैनिक ) की सेवा दिल्ली स्टेट इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (DSIIDC), 
नई दिल्ली को पे - लेवल -11 के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गयी नियुक्ति क्रम में सक्षम प्राधिकार से 
अनुमोदनोपरांत सौंपी जाती है, तथा योगदान हेतु तत्काल प्रभाव से विरमित किया जाता है । 

2. सरकार के आदेश से पैतृक विभाग द्वारा आवश्यकता पड़ने पर इनकी सेवा किसी भी समय वापस ले ली 
जायेगी । 

श्रीमती सीमा रानी, वर्तमान पदस्थापन कार्यालय से विधिवत् प्रभार परित्याग करने के उपरांत अनापत्ति प्रमाण - पत्र 
प्राप्त कर अंतिम वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगी । 

4. श्रीमती रानी की प्रतिनियुक्ति अभ्यावेदन के आलोक में किया गया है । अतः इन्हें प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं 


होगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
बब्लु कुमार, उप - सचिव (प्र ० को ०)। 


8 


बिहार गजट , 23 सितम्बर 2020 


गृह जिला 


29 जून 2020 
सं ० प्र०-2 / स्था०-07-03 / 2019–4076 ( 5) -- पथ निर्माण विभाग के निम्नांकित सहायक अभियंता ( असैनिक ) को 
उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है 
क्र० सहायक अभियंता का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापित स्थान 
सं ० 
1 2 3 

4 
1. श्री मिहिर कुमार मिश्र / पदस्थापन की प्रतीक्षा में । 

स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल सं०-1 , 
दरभंगा 

मुजफ्फरपुर, पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर -1 
2 . श्री सुरेन्द्र नारायण / पटना । पदस्थापन की प्रतीक्षा में । 

स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल, डेहरी, पथ 

प्रमंडल, डेहरी - ऑन -सोन । 
3. श्री दिनेश कुमार मिश्रा / स ० अ ०, नई राजधानी पथ अवर | स ० अ ०, पथ अवर प्रमंडल , मधेपुरा, पथ 
भोजपुर । प्रमंडल, पटना । 

प्रमंडल , मधेपुरा । 
4 . 

श्री चन्द्र किशोर प्रसाद / स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल, दानापुर । | स ० अ ०, नई राजधानी पथ अवर प्रमंडल , 
पटना । 

पटना, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना । 
5. श्री संजीव कुमार सिंह / स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल, हरनौत । स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल , विक्रमगंज -2, 
पटना । 

पथ प्रमंडल, कोचस । 
6 . 

श्री रेवती रमण वात्सलम स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल, नालंदा । स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल, तारापुर, पथ 
/ गया । 

प्रमंडल , मुंगेर। 
7. श्री मनोज कुमार / पटना । स ० अ ० , 

पथ अवर 

प्रमंडल , स ० अ ०, पथ अवर प्रमंडल , हरनौत , पथ 
मोहनिया । 

प्रमंडल, बिहारशरीफ । 
8. श्री विपिन कुमार सिंह 

स ० अ ० , 

पथ अवर प्रमंडल, | स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल सं०-1 , पथ 
/ बेगूसराय । नौगछिया । 

प्रमंडल, शेरघाटी । 
9. श्री श्याम किशोर सिन्हा 

स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल, तारापुर । स ० अ ०, सेतु निरूपण अंचल , के ० नि ० स ० , 
/ मुजफ्फरपुर । 

पटना । 
10. श्री वृन्दावन राय / बलिया स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल सं०-2 , | स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल, पीपराडीह, पथ 
( यू ० पी ० ) । लक्खीसराय । 

प्रमंडल, डेहरी- ऑन - सोन । 
11. श्री शिव नारायण मंडल स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल सं०-3 , | स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल सं०-2 , 
/ भागलपुर । मुजफ्फरपुर । 

दरभंगा, पथ प्रमंडल , दरभंगा । 
12. श्री विकास चन्द्र / सारण । स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल, सुरसंड । स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल सं०-1, बेतिया , 

पथ प्रमंडल, बेतिया । 
13. | श्री अक्षय कुमार / रोहतास । स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल संख्या 2 , | बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड । 

बेतिया । 
14. श्री रामायण सिंह / रोहतास । 

पथ अवर प्रमंडल, | स ० अ ०, पथ अवर प्रमंडल , बिहटा, पथ 
हाजीपुर । 

प्रमंडल, पटना पश्चिम । 
15 | श्री नरसिंह कुमार / नवादा । स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल, मझौल । स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल सं०-2 , छपरा, 

पथ प्रमंडल, छपरा । 
16. श्री रितेश चन्द्र सिन्हा स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल सं०-1 , | स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल सं०-2, बेतिया , 
गोपालगंज । पूर्णियाँ । 

पथ प्रमंडल , बेतिया । 
17. | श्री अरूण कुमार / नवादा । स ० अ ०. पथ अवर प्रमंडल , | स ० अ ०, पथ अवर प्रमंडल सं०-2, बेनीपुर , 
भप्टियाही, सुपौल । 

पथ प्रमंडल, बेनीपुर । 
18. श्री अजय कुमार / मधुबनी । स ० अ ०, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल , स० अ ०, 

पथ अवर प्रमंडल सं०-1 , 
पथ प्रमंडल, पिपरा । 

लखीसराय, पथ प्रमंडल , लखीसराय । 
19 . श्री सुरेन्द्र कुमार चौधरी / स ० अ ० , 

पथ अवर प्रमंडल , स ० अ ०, पथ अवर प्रमंडल , सकरी, पथ 
नालंदा । कुमारखंड । 

प्रमंडल , दरभंगा । 
20 . श्री कमला पासवान / गया । स ० अ ० , पथ 

प्रमंडल, | स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल , बिहारशरीफ , 
खगड़िया । 

पथ प्रमंडल, बिहारशरीफ । 
21. | श्री बृजनन्दन कुमार / गया स ० अ ०, महात्मा गाँधी सेतु प्रमंडल , | स ० अ ० ( अनुश्रवण), मगध पथ अंचल , 
पटना । 

गया । 
22. श्री प्रदीप कुमार झा / स ० अ ० , रा० उ ०प ० अवर प्रमंडल , | स ० अ ० , रा० उ ० प ० अवर प्रमंडल , 
दरभंगा । राजगीर । 

सीतामढ़ी -3, 

रा० उ ० प ० प्रमंडल , 

सीतामढी । 
23. श्री रणजीत कुमार / रोहतास । स ० अ ० , रा० उ ०प ० अवर प्रमंडल, | स ० अ ० , रा० उ ० प ० अवर प्रमंडल, 
मुजफ्फरपुर -3 

मोतिहारी -1, 

रा० उ ०प ० प्रमंडल , 


स० अ ० , 


अवर 


बिहार गजट , 23 सितम्बर 2020 


9 


गृह जिला 


क्र० सहायक अभियंता का नाम एवं 

वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापित स्थान 
सं ० 
1 2 3 

4 

मोतिहारी । 
24. श्री रूप नारायण शर्मा 

स ० अ ०, रा ० उ ० प ० अवर प्रमंडल, पथ अवर प्रमंडल संख्या -1, पथ प्रमंडल 
भागलपुर । मधेपुरा । 

संख्या -1 गया । 
25. श्री अविनाश झा / मधुबनी । स ० अ ० ( अवकाश रक्षित), अभियंता | स ० अ ०, पथ अवर प्रमंडल , हथुआ, पथ 

प्रमुख का कार्यालय, प ० नि ०वि ० , | प्रमंडल, गोपालगंज । 

बिहार, पटना । 
26. सुश्री प्रियंका कुमारी / सीवान । | स ० अ०, मुख्यालय निरूपण अंचल , बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड । 

प ० नि ०वि० , पटना । 
27. श्री विजय कुमार सिन्हा / स ० अ ० , रा० उ ०प ० अवर प्रमंडल, | स ० अ ० , रा० उ ० प ० अवर 

प्रमंडल , 
सारण । 

रा० उ ० प ० प्रमंडल , | सीतामढ़ी -1 , रा० उ ० प ० प्रमंडल, 
बिहारशरीफ । 

सीतामढ़ी । 
28 . श्री विनोद बिहारी / रोहतास । रा ० उ ० प ० अवर प्रमंडल सं०-1 , स ० अ ०, पथ अवर प्रमंडल , हाजीपुर, पथ 
मोतिहारी । 

प्रमंडल, वैशाली । 
29. श्री संजीव कुमार / पूर्णियाँ । स ० अ ०, मुख्यालय निरूपण अंचल , | बिहार राज्य पथ विकास निगम । 

के ० नि ० सं ०, पटना । 
30. श्री गिरीश कुमार सिंह स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल, सकरी । 

स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल सं०-3 , 
/ समस्तीपुर । 

मुजफ्फरपुर, पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर -2 


हरनौत, 


31. श्री दिलीप कुमार सिंह / पथ अवर प्रमंडल सं०-2, अररिया । स ० अ ० , 

पथ अवर प्रमंडल, सं०-2, 
जहानाबाद । 

औरंगाबाद, पथ प्रमंडल, औरंगाबाद । 
32 . श्री इन्द्रदेव पंडित / नालंदा । प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल , | स ० अ ०, पथ अवर प्रमंडल , जमुई , पथ 
शेखपुरा । 

प्रमंडल , जमुई । 
33 . श्री ओम प्रकाश / पटना । स ० अ ० (अनुश्रवण ), उत्तर बिहार | प्राक्कलन पदाधिकारी, केन्द्रीय पथ अंचल , 
उपभाग । 

पटना । 
34. श्री शिव शंकर प्रसाद 

स ० अ ० ( अनुश्रवण ), रा ० उ ० प ० स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल, बगहा, पथ 
/ मधुबनी । प्रमंडल, अररिया । 

प्रमंडल, बेतिया । 
35. श्री अनिल कुमार / बेगूसराय । स ० अ ० ( अनुश्रवण), पथ प्रमंडल, | स ० अ ० ( योजना अनुश्रवण) -1, सीमांचल 
खगड़िया । 

उपभाग । 
36. श्री समलदेव कुमार / वैशाली । | स ० अ ०, पथ अवर प्रमंडल सं०-1, 

स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल सं०-1 , | स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल, सुरसंड, पथ 
छपरा । 

प्रमंडल, सीतामढ़ी । 
37. श्री सतीश कुमार वर्मा / प ० स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल, अरेराज, | स ० अ ० 

स ० अ ० ( अनुश्रवण), उत्तर बिहार पथ 
चम्पारण । पथ प्रमंडल, मोतिहारी । 

अंचल, मुजफ्फरपुर । 
38. श्री निरंजन कुमार साहा / स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल , रजौन, | स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल, सिकन्दरा, पथ 
साहेबगंज ( झारखंड ) पथ प्रमंडल, धोरैया । 

प्रमंडल, जमुई । 
39. श्री अजय कुमार राम / स ० अ ०, पथ अवर प्रमंडल , बिहटा, | स ० अ ० ( अवकाश रक्षित ), अभियंता प्रमुख 
रोहतास । पथ प्रमंडल, पटना पश्चिम । 

का कार्यालय, प ० नि ० वि ०, पटना । 
40. श्री महेन्द्र प्रसाद / नालंदा । स ० अ ० ( अनुश्रवण), मगध पथ | स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल 

प्रमंडल सं०-2 , 
अंचल , गया । 

सीतामढी, पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी । 
41. | श्री सत्यानन्द झा / भागलपुर । प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, | स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल 

प्रमंडल सं०-1 , 
पूर्णियाँ । 

अररिया, पथ प्रमंडल, अररिया । 
42. | श्री विजय कुमार यादव / स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल, | स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल फारबिसगंज, 
पटना । 

सिकन्दरा , पथ प्रमंडल जमुई । पथ प्रमंडल, अररिया । 
43. श्री अजय कुमार / पटना । स ० अ ०, सेतु निरूपण अंचल, | स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल, महुआ, पथ 
के ० नि ० सं ०, पटना । 

प्रमंडल , हाजीपुर । 
44. श्री अजय कुमार / पटना । स ० अ ०, मुख्यालय निरूपण अंचल , | स० अ ०, पथ अवर प्रमंडल , कटिहार , पथ 
के ० नि ० सं ०, पटना । 

प्रमंडल , कटिहार । 
45. मो० अलाउद्दीन / पटना । स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल, आरा । प्राक्कलन पदाधिकारी , पथ प्रमंडल, 

शेखपुरा । 
46. श्री अशोक कुमार मिश्रा नगर विकास एवं आवास विभाग । 

स ० अ ० , मुख्य अभियंता, सेतु 

सेतु प्रबंधन 


10 


बिहार गजट , 23 सितम्बर 2020 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापित स्थान 


गृह जिला 


क्र० सहायक अभियंता का नाम एवं 
सं ० 
1 

2 
/ दरभंगा 
47. श्री आरिफ जमाल / नवादा 


48. श्री अशोक कुमार सिंह 

/ पटना । 
49. श्री दिनेश कुमार मंडल / 

कटिहार । 


3 

4 

उपभाग का कार्यालय । 
प्राक्कलन पदाधिकारी, पथ प्रमंडल, | स ० अ ० , मुख्यालय निरूपण अंचल, 
जमुई । 

के ० नि ० सं ० , पटना । 
स ० अ ० , ( अनुश्रवण) , भोजपुर पथ स ० अ ०, सेतु निरूपण अंचल , के ० नि ० सं ०, 
अंचल, आरा । 

पटना । 
बिहार राज्य पथ विकास निगम । स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल सं०-1 , पथ 

प्रमंडल, पूर्णियाँ । 


50. श्री तुलसी प्रसाद / भभुआ । 


सं०-2, 


स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल सं०-1 , | स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल 
पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर । 

मधुबनी, पथ प्रमंडल , मधुबनी । 
बिहार राज्य पथ विकास निगम | स ० अ ० , मुख्यालय 

निरूपण 
लिमिटेड । 

के ० नि ० सं ०, पटना । 


अंचल, 


51. श्री रवि कुमार सुमन / 

नालंदा । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
बब्लु कुमार , उप – सचिव ( प्र ० को ० )। 


-- 


गृह जिला 


29 जून 2020 
सं० प्र०–2 / स्था o - 07-03 / 2019–4078 (5) -- पथ निर्माण विभाग के निम्नांकित सहायक अभियंता (असैनिक 
( संविदा सहित) / यांत्रिक ) एंव सहायक निदेशक को कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के सामने अंकित स्थान 
पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है 
क्र ० सहायक अभियंता का नाम एवं वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापित स्थान 
सं० 
1 2 3 

4 
1. | श्री नवल किशोर पंडित / स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल , पीपरा, | स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल, दाउदनगर, 
मुजफ्फरपुर । पथ प्रमंडल, पीपरा । 

पथ प्रमंडल, औरंगाबाद । 
2. | श्री समरेन्द्र नाथ झा / स ० अ ० ( अवकाश रक्षित), अभियंता बिहार राज्य पथ विकास निगम 
मधुबनी । 

प्रमुख का कार्यालय, प ० नि ० वि ०, लिमिटेड । 

पटना 
3 . श्री कांतिभूषण / शेखपुरा । स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल सं०-2 , | स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल सं०-2 , पथ 
बेनीपुर । 

प्रमंडल, मुजफ्फरपुर -1 
4. | श्री प्रेम कुमार / वैशाली । स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल , स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल , मोतिहारी, 
बारसोई । 

पथ प्रमंडल, मोतिहारी । 
5. श्री सुनील कुमार / 

बिहार राज्य पथ विकास निगम । स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल सं०-2 , नई 
समस्तीपुर । 

राजधानी, पथ प्रमंडल, पटना । 
6. | श्री अमित कुमार / नालंदा। बिहार राज्य पथ विकास निगम । स ० अ ०, पथ अवर प्रमंडल सं०-2, गया, 

पथ प्रमंडल, सं०-1, गया ( AIIMS 
दीघा Elivated पथ के निर्माण के 

उपरांत विरमित होंगे । 
7. | श्री रजनधारी सिंह / पटना स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल सं०-2 , | स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल , कुर्था, पथ 

गया, पथ प्रमंडल, सं०-1, गया । प्रमंडल, अरवल । 
8 . श्री अब्दुल जिलानी / 

स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल , | स० अ ०, पथ अवर प्रमंडल , रून्नीसैदपुर, 
बेगूसराय । 

झंझारपुर, पथ प्रमंडल , मधुबनी । पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर -2 | 
.9 श्री अनिल कुमार / पटना । लघु जल संसाधन विभाग । 

स ० अ ० , पथ अवर प्रमडल, दानापुर, पथ 

प्रमंडल, पटना पश्चिम । 
10. | श्री दीपक कुमार मिश्रा स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल सं०-1 , | स ० अ ० , पथ 

पथ अवर प्रमंडल सं०-3, 
/ पटना । रोसड़ा । 

समस्तीपुर, पथ प्रमंडल , समस्तीपुर । 
11. श्री उमाशंकर सिंह / भोजपुर । स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल सं०-2 , | स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल, खगड़िया, 
मधुबनी । 

पथ प्रमंडल, खगडिया । 


बिहार गजट , 23 सितम्बर 2020 


11 


सहायक अभियंता का नाम एवं 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापित स्थान 


क्र ० 
सं ० 


गृह जिला 


1 

2 
12.| श्री सुनील कुमार / नालंदा । 


13. श्री सत्येश्वर मांझी / सारण 


14. | श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव 

/ बक्सर । 


15. | श्री सुबोध कुमार / सीतामढ़ी 


16. श्री दिव्य सौरभ / पटना । 


17. | श्री शशि प्रकाश / नालंदा । 


3 

4 
स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल, महुआ, | स ० अ ० , पथ 

पथ अवर प्रमंडल सं०-2, 
पथ प्रमंडल, हाजीपुर । 

सहरसा, पथ प्रमंडल , सहरसा । 
स ० अ ० , रा ० उ ० प ० अवर प्रमंडल | स ० अ ० , पथ अवर प्रमंडल , अरेराज, पथ 
सं०-1, जयनगर, रा ० उ ० प ० । प्रमंडल, मोतिहारी । 
प्रमंडल , जयनगर । 
सहायक निदेशक , गुण नियंत्रण | सहायक निदेशक, गुण नियंत्रण अवर 
अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, | प्रमंडल, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, 
कोचस । 

पटना । 
स ० अ ०, ( यांत्रिक), यांत्रिक अवर लघु जल संसाधन विभाग । 
प्रमंडल रा०उ ०प ० , 

रा ० उ ० प ० , मुजफ्फरपुर, 
रा० उ ० प ० यांत्रिक प्रमंडल, 
मुजफ्फरपुर । 
स ० अ० ( संविदा), गुण नियंत्रण | स ० अ ० ( संविदा), पथ अवर प्रमंडल , 
अवर प्रमंडल , पथ प्रमंडल , सुपौल । बरौनी, पथ प्रमंडल, बेगूसराय । 
स ० अ ० ( संविदा), गुण नियंत्रण स ० अ० ( संविदा), लघु जल संसाधन 
अवर प्रमंडल, पथ प्रमंडल, | विभाग । 
अरवल । 
स ० अ ० ( संविदा), राष्ट्रीय उच्च पथ स ० अ ० ( संविदा), रा० उ ० प ० अवर 
प्रमंडल , मधेपुरा । 

प्रमंडल, सुल्तानगंज, रा० उ ० प ० प्रमंडल, 

भागलपुर । 
स ० अ० ( संविदा), गुण नियंत्रण स० अ ० ( संविदा), लघु जल संसाधन 
अवर 

पथ प्रमंडल, । विभाग । 
हिलसा। 
स ० अ ० ( संविदा), पथ अवर स ० अ ० ( संविदा), पथ अवर प्रमंडल , 
प्रमंडल, बिहारशरीफ । 

चंडी, पथ प्रमंडल, हिलसा। 
स ० अ ० ( संविदा) ( अनुश्रवण), सारण स ० अ ० ( संविदा), पथ अवर प्रमंडल , 
पथ अंचल, हाजीपुर । 

सोनवर्षा, पथ प्रमंडल, सहरसा । 
स ० अ ० ( संविदा), सेतु निरूपण | स० अ ० ( संविदा), ( सीमांचल )-3, मुख्य 
अंचल, के ०नि ० सं ० , पटना । अभियंता, सीमांचल उपभाग 

का 
कार्यालय, पटना । 


18. श्री अभिषेक आनन्द / 

खगड़िया । 


19. | लावण्या प्रिया / पटना । 


प्रमंडल, 


20. अजिता आर्य / पटना । 


21. | मो ० अजीमुद्दीन / अररिया । 


22. | श्री रवि कुमार / बांका 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
बब्लु कुमार, उप - सचिव (प्र ० को ० ) । 


29 जून 2020 
सं 0 1 / स्था०-24 / 2020-4080 ( 5 ) -- 1. श्री निखिलेश कुमार सिन्हा ( गृह जिला - भागलपुर), तकनीकी सलाहकार, 
पथ अंचल , सहरसा को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, उच्च पथ योजना एवं अन्वेषण अंचल, केन्द्रीय निरूपण 
संगठन, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / स्था०–24 / 2020-4081 (5 )-- 2. श्री किशोर प्रसाद देव ( गृह जिला - सुपौल) की सेवा नगर विकास एवं 
आवास विभाग से वापस लेते हुए कार्यपालक अभियंता -1, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग का कार्यालय के पद पर अगले 
आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / स्था०–24 / 2020-4082 ( 5 )-- 3. श्री मनोज कुमार ( गृह जिला - मुंगेर ), की सेवा नगर विकास एवं आवास 
विभाग से वापस लेते हुए कार्यपालक अभियंता –4 , मुख्य अभियंता (पथ संधारण) का कार्यालय के पद पर अगले आदेश तक 
के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / स्था०-24 / 2020-4083 (5 ) -- 4. श्री गिरीश नारायण सिंह ( गृह जिला - रोहतास), की सेवा बिहार राज्य पथ 
विकास निगम से वापस लेते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल , सहरसा के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं 0 1 / स्था०–24 / 2020-4084 ( 5) -- 5. श्री ललित कुमार ( गृह जिला - बक्सर ), कार्यपालक अभियंता –4, मुख्य 
अभियंता (पथ संधारण ) का कार्यालय को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शिवहर के पद पर अगले 
आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


12 


बिहार गजट , 23 सितम्बर 2020 


पथ 


सं 0 1 / स्था o - 24 / 2020-4085 ( 5 ) -- 6. श्री बीरेन्द्र पूर्वे ( गृह जिला - सीतामढ़ी ), की सेवा लघु जल संसाधन विभाग 
से वापस लेते हुए उप मुख्य सेतु विशेषज्ञ ( कार्यपालक अभियंता ), मुख्य अभियंता, सेतु प्रबंधन उपभाग का कार्यालय के पद पर 
अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / स्था०–24 / 2020-4086 (5 ) -- 7. श्री अंजनी कुमार सुमन ( गृह जिला - मधुबनी ), कार्यपालक अभियंता, 
प्रमंडल , बेगूसराय को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता (बजट -2 ), मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का 
कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / स्था०–24 / 2020-4087 ( 5 )-- 8. श्री इम्तेयाज अहमद ( गृह जिला - मुंगेर ), की सेवा लघु जल संसाधन विभाग 
से वापस लेते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल , जहानाबाद के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया 
जाता है । 

सं 0 1 / स्था०–24 / 2020-4088(5) -- 9. श्री मनोरंजन कुमार पाण्डेय ( गृह जिला - सारण), की सेवा लघु जल 
संसाधन विभाग से वापस लेते हुए कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर के पद पर अगले आदेश तक के 
लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / स्था०-24 / 2020-4089( 5) -- 10. श्री राजकुमार ( गृह जिला - नालंदा), कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल , 
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, भागलपुर की सेवा कार्यपालक अभियंता या समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु बिहार राज्य पथ विकास 
निगम लिमिटेड के पद पर अगले आदेश तक के लिए सौंपी जाती है । 

सं 0 1 / स्था०-24 / 2020-4090 ( 5 ) -11. श्री सत्येन्द्र सिंह ( गृह जिला - बक्सर ), कार्यपालक अभियंता -1, मुख्य 
अभियंता, सीमांचल उपभाग का कार्यालय, पटना को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल , बेगूसराय के 
पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / स्था०–24 / 2020-4091 ( 5 ) -- 12. श्री अरूण कुमार सिंह ( गृह जिला भागलपुर ), तकनीकी सलाहकार , 
पथ अंचल, मुंगेर को स्थानान्तरित करते हुए तकनीकी सलाहकार, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर के पद पर अगले 
आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / स्था०–24 / 2020-4092 (5 )-- 13. श्री अनिल कुमार यादव ( गृह जिला –मधेपुरा ), कार्यपालक अभियंता, पथ 
प्रमंडल, सहरसा की सेवा कार्यपालक अभियंता या समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के पद पर 
अगले आदेश तक के लिए सौंपी जाती है । 

सं 0 1 / स्था०–24 / 2020-4093 ( 5 )-- 14. श्री राजेन्द प्रसाद राजन ( गृह जिला - शिवहर), कार्यपालक अभियंता, पथ 
प्रमंडल, जहानाबाद को स्थानान्तरित करते हुए कार्यपालक अभियंता ( अनुश्रवण ), मगध पथ अंचल, गया के पद पर अगले 
आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

2. अपने कार्यों के अतिरिक्त पूर्व निदेश के आलोक में प्रभारी अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल , गया के प्रभार में 
रहेगे । 

सं 0 1 / स्था०–24 / 2020-4094 ( 5) -- 15. श्री अशोक कुमार रंजन ( गृह जिला - गोपालगंज ), यांत्रिक प्रमंडल , राष्ट्रीय 
उच्च पथ प्रमंडल, डेहरी - ऑन - सोन को स्थानान्तरित करते हुए तकनीकी सलाहकार, यांत्रिक अंचल , राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, 
पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
बब्लु कुमार, उप - सचिव ( प्र ० को ० ) । 


30 जून 2020 
सं ० निग / सारा -4 ( पथ )-आरोप -47 / 2017-4128 ( 5 ) -- पथ प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत OPRMC पैकेज 
संख्या -3 के तहत मोतिहारी - रूलही पथ, चिन्ताहा – बरियारपुर - कोटवा पथ एवं मोतिहारी - ढाका - बेलवाघाट पथ में कराये गये 
कार्य के विभिन्न पथांशो में OM के तहत Maintain नही पाये जाने एवं मोतिहारी - ढाका - बेलवाघाट पथ में कराये गये 
SDBC कार्य में प्रयुक्त अलकतरा की मात्रा प्रावधान से कम पाये जाने संबंधी बरती गयी अनियमितता की जाँच उड़नदस्ता 
प्रमंडल संख्या -3 द्वारा की गयी एवं जाँचोपरांत समर्पित जाँच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षा के उपरांत पायी गयी वर्णित तीन 
(03 ) त्रुटियों के लिए स्व० आमिल से विभागीय पत्रांक -11273 (एस ), दिनांक 08.12.2017 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के 
नियम -139 के तहत कारण पृच्छा की माँग की गयी थी । 

2. उक्त के आलोक में स्व ० आमिल के पत्रांक - शून्य, दिनांक 19.12.2017 द्वारा कारण – पृच्छा उत्तर समर्पित किया 
गया, जिसकी तकनीकी समीक्षा की गयी एवं विभागीय स्तर पर निर्णय लिये जाने के पूर्व ही कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण 
विभाग, पथ प्रमंडल, मोतिहारी के पत्रांक -459 अनु ०, दिनांक 27.02.2020 द्वारा यह सूचना समर्पित की गयी, कि श्री आमिल 
की मृत्यु दिनांक 25.11.2019 को हो गया है , जिसकी पुष्टि मृत्यु प्रमाण पत्र से भी होती है । 

तालोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक -8811, दिनांक 18.07.2017 की कंडिका -04 में निहित 
प्रावधानों के आलोक में स्व० आमिल के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम -139 के तहत प्रारम्भ की गयी कार्रवाई को 
संचिकास्त किया जाता है । 
प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० ) अस्पष्ट , विशेष सचिव । 


बिहार गजट, 23 सितम्बर 2020 


13 


कला संस्कृति एवं युवा विभाग 


1 . 


अधिसूचना 

31 अगस्त 2020 
सं 0 2 / वि.60-56 / 2018-269 -- सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा 
वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 हेतु चाक्षुष एवं प्रदर्श कला की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान देनेवाले निम्नांकित 
कलाकारों को बिहार कला पुरस्कार एवं सम्मान के लिए चयनित किया जाता है : 

बिहार कला पुरस्कार - 2018-19 
( क ) चाक्षुष कला के क्षेत्र में 
क्र ० पुरस्कार का नाम 

वर्ग 

चयनित कलाकार का नाम 
राधा मोहन पुरस्कार 

स्थापित 

रामू कुमार, 
( समकालीन कला / आर्ट फोटोग्राफी) 

पता - धोबी 

टोला, 

दानापुर कैन्ट, पटना, 
पिन -801503, मो०- 9431046833 , 7759076577 
नवोदित अमरनाथ शर्मा, 

पता -303, स्पान्दन फ्लैट, नियर- वहानवती मंदिर, 

इलोरापार्क, बड़ौदा, गुजरात , मो0-9825251881 
2 . कुमुद शर्मा पुरस्कार - समकालीन कला के | स्थापित नीतू सिन्हा, 
क्षेत्र में ( महिला कलाकार ) 

पता - फ्लैट नं0-104, मारिडियन ग्रीन, अपार्टमेंट , 
आदर्श विहार, कॉलोनी, रूकनपुरा, बेली रोड, 

पिन -14, मो -9431266225, 8882274542 
नवोदित शैल कुमारी, 

पता द्वारा विनोद राम, ग्राम + पो०- खजौली, जिला 

-मधुबनी, बिहार, मो -7584957407 
3 . सीता देवी पुरस्कार ( लोक कला ) 

स्थापित श्रीमती हेमा देवी, 

पता -102, श्री कृष्णा नगर , रोड नं0-02, पटना, 
पिन -8 

-800001 , मो0- 9934076609 , 9006322222 
4 . दिनकर पुरस्कार ( चाक्षुष कला लेखन ) स्थापित 

पता - फ्लैट नं0-303, यदुवीर रेजेन्सी, बीन्द टोली, 

शेखपुरा, पिन -14 , मो0-9631409002 
( ख ) प्रदर्श कला के क्षेत्र में 
भिखारी ठाकुर पुरस्कार (रंगमंच) 

स्थापित श्री उमेश प्रसाद सिन्हा उर्फ उमेश आदित्य , 

पिता - स्व ० रामेश्वर प्रसाद सिन्हा, जय प्रकाश 
कॉलोनी ,मधुबनी, पूर्णियाँ -854301 , मो -8409686499, 

8709628553 
नवोदित 

रविभूषण कुमार, 
वर्तमान पता- के -158, कॉपरेटिव पिपुल्स कॉलोनी, 
हनुमान नगर , जनक दुलारी हॉस्पीटल के समीप 

कंकड़बाग, पटना, मो- 9097657988 , 7367930828 
2 . विन्ध्यवासिनी देवी पुरस्कार ( लोक गायन ) स्थापित श्री शिव चरण प्रसाद , 

पता - सुशमीला आदर्श कॉलोनी, पंच मंदिर रोड, 
पश्चिमी पटेल नगर, थाना- गर्दनीबाग, जिला - पटना, 

पिन -24, मो0-9334301487 
3 . रामेश्वर सिंह कश्यप पुरस्कार (प्रदर्श कला | स्थापित 
लेखन 

बी.402, देव कुटिर अपार्टमेंट , जगत नारायण रोड, 

कदमकुंआ, पटना, मो0- 9430959229 
नवोदित साकीब इकबाल खान , 

पता - ए 3 , अली नगर कॉलोनी, अनिसाबाद, पटना, 

पिन -800002, मो0-9708211701 
4 . विस्मिल्लाह खां पुरस्कार (वाद्य वादन ) स्थापित 

मो 0 सरफूद्दीन, 
पता - दरगाह, शाह आरजाँ बाड़ादरील, नियर करबला , 
पटना, पिन -800006, मो0-9304502918 


श्री विनय कुमार, 


1 . 


श्री चंदन , 


14 


बिहार गजट , 23 सितम्बर 2020 


5 . 


अम्बपाली पुरस्कार 

पुरस्कार (शास्त्रीय नृत्य / | स्थापित डॉ अर्चना चौधरी, 
लोकनृत्य 

पता द्वारा श्री नन्द गोपाल प्रसाद, रोड नं0-6 सी के 
दक्षिण आम बगीचा, महादेवपुरी, गर्दनीबाग , पटना, 

पिन -800001, मो0-9835238963 
नवोदित 

कुमार उदय सिंह , 
द्वारा श्री रामा नंदा यादव , पुरानी कंकड़बाग , नियर 
इंडियन गैस एजेंसी, पटना-800020, बिहार 

मो 0 सं0-9835204150, 9905365139 
( ग) प्रदर्श कला के लिए ( राष्ट्रीय स्तर) सम्मान 

शोभना नारायण, 
टी 2 - एलएल -103, कॉमनवेल्थ गेम्स भिलेज, नियर 
अक्षरधाम, दिल्ली- 110092 , 
मो 0 सं0-011-21211525, 9811173734 
Email.-shov02@gmail.com,, 

shov2@hotmail.com 
( घ) चाक्षुष कला के लिए (राष्ट्रीय स्तर) राष्ट्रीय सम्मान 

अर्पणा कौर, 
एकेडमी ऑफ फाईन आर्ट एंड लिटरेचर, 4/6 सिरी 
फोर्ट इंस्टीच्यूशनल एरिया , नई दिल्ली- 110049 , 

मो0-9818111511 
( ड ) लाईफ टाईम एचीवमेंट पुरस्कार 

चाक्षुष कला 

श्री रजत घोष , 
रामधेन्दु भवन , कुनकुन सेन लेन, पटना -06 , 

मो0-7250222284 
प्रदर्श कला 

रामचन्द्र मांझी, 
ग्राम + पो ० - तजारपुर, 

खैरा, जिला - छपरा, 
मो0-9560695145 

बिहार कला पुरस्कार - 2019-20 
( क ) चाक्षुष कला के क्षेत्र में 
क्र ० पुरस्कार का नाम 

वर्ग 

चयनित कलाकार का नाम 
1 . राधा मोहन पुरस्कार ( समकालीन आर्ट | स्थापित राजीव रंजन उर्फ राजीव राज , 
फोटोग्राफी कला) 

सिपाही टोला, नजदीक जगदम्बा विद्यालय, पूर्णियाँ, 
पिन -854301, 

मो० 

9431269384 , 
8709781016Email.- raj131977@gmail.com 
नवोदित पिन्टू प्रसाद, 

पिता - जवाहर प्रसाद, ग्राम + पो ० - बड़की नैनीजोर, 
थाना - नैनीजोर, 

बक्सर, 
पिनकोड -802112 मो 0 सं0-9934879862 

Email.- pintusculptor@gmail.com 
2 . कुमुद शर्मा पुरस्कार - समकालीन कला के स्थापित संगीता , 
क्षेत्र में ( महिला कलाकार) 

मकान मालिक का नाम - डी ० डी ० यादव, मकान 
संख्या - सी -64, नजदीक ए 0 जी 0 कॉलोनी, ए 0 जी 0 
कॉलोनी पार्क , पटना -800025 
मो0-8210933103, 9835418618 

Email.-sangitasinha8618@gmail.com 
नवोदित 

फ्लैट सं0-503, गंगा -3, जलालपुर सिटी, राम 
जयपाल पथ , 

बेली रोड, 

पटना 810503 
मो0-7739457812, 9771455899 , 

Email.- sahaart2409@gmail.com 
3 . सीता देवी पुरस्कार ( लोक कला) 

स्थापित 

फिरंगी लाल गुप्ता, 
ग्राम - केशरी, पोस्ट - छोटका अगॉव, थाना - चाँद, 
जिला - कैमूर 

(भभुआ ), 

पिन -821106, 
मो 0 सं0-9795539096 
Email.-firangilalgupta0135@gmail.com 


श्वेता साहा, 


बिहार गजट , 23 सितम्बर 2020 


15 


नवोदित 


मुक्ति झा 
द्वारा अधिवक्ता अशोक कुमार झा , पति- प्रणव 
रोहित, वार्ड नं0-9, विद्यापति मुहल्ला ( रास बिहारी 
स्कूल ) जिला– मधेपुरा, बिहार, पिन कोड- 852113 , 
मो -9075505565, 9473486761 
Email.muktijha.artdesign@gmail.com 
अशोक कुमार सिन्हा, 
मकान संख्या - बी -20, इंदिरापुरी कॉलोनी, 
पो ० - बी ० भी ० कॉलेज, पटना -800014, बिहार 
मो 0 सं0-9431049498 
Email.-aksinhajdi@gmail.com 


4 . 


दिनकर पुरस्कार ( चाक्षुष कला लेखन ) 


स्थापित 


( ख ) प्रदर्श कला के क्षेत्र में 
1 . भिखारी ठाकुर पुरस्कार (रंगमंच) 


स्थापित 


नवोदित 


2 . 


विन्ध्यवासिनी देवी पुरस्कार ( लोक गायन) 


स्थापित 


नवाब आलम, 
ग्राम - जमालुद्दीन चक, पो 0 - खगौल, थाना- दानापुर , 
जिला - पटना, पिनकोड 

-801105 , 
मो 0 सं0-9334108602, 7004105507 
धर्मेश मेहता, 
ग्राम - सोनारू , पो 0+ थाना - फतुहा, जिला- पटना, 
पिन -803201, मो 9308080232 
Email .- dharmeshmehta 750@gmail.com 
उमेश कुमार सिंह, 
पोस्टल पार्क, जवाहर कॉलोनी, रोड नं0-02, 
पटना -800001 
मो 0 सं0-9431887365, 7488502966 
Email. 
umeshsinghbhojpurisinger@gmail.com 
चंदन कुमारी, 
पिता - श्री ललन तिवारी, बड़कागांव, वाया - तड़ारी, 
जिला- भोजपुर, बिहार- 802209 , मो0-9771310350 
Email.-chandan.tiwari59@gmail.com 


नवोदित 


3 . 


दीपक कुमार 


रामेश्वर सिंह कश्यप पुरस्कार ( प्रदर्श कला नवोदित 
लेखन 


पांडेय, 


4 . 


विस्मिल्लाह खां पुरस्कार (वाद्य वादन ) 


स्थापित 


नवोदित 


द्वारा श्री धर्मेन्द्र 

मारूति नगर, 
निकट -बैद्यनाथ भवन, चिरियाटांड, पटना -800001 , 
मो 0 सं0-9386059389 
Email.-deepakdaksh67@gmail.com 
डॉ ० मुजतबा हुसैन, 
मकान संख्या - पी0-10, पंजाबी यूनिवर्सिटी कैंपस, 
पटियाला, पंजाब- 147002 , मो -7696147860 , 
9501714786 
Email.-flute786@gmail.com 
सुधांशु आनंद , 
पश्चिमी लोहानीपुर, कदमकुआं, पटना -800003, 
मो 0 सं0-9507787257 
Email.-sudhanshu.singhl@gmail.com 
रमा दास, 
आसावरी, फ्लैट सं0-203, एन -9, प्रोफेसर्स कॉलनी, 
मुन्नाचक , कंकड़बाग, पटना -800020 
फोन - 0612-2358023 , 9334455891 
ग्रेसी 
पिता - श्री संगीत कुमार, द्वारा डॉ 0 विरेन्द्र प्रसाद, 
नीयर जिला माध्यमिक संध , न्यू एरिया, नवादा , 
पिन -805110, बिहार 


5 . 


अम्बपाली पुरस्कार ( शास्त्रीय नृत्य / | स्थापित 
लोकनृत्य 


नवोदित 


16 


बिहार गजट , 23 सितम्बर 2020 


चाक्षुष कला 


मो 0 सं0-7979700476,9431270297 

Email.-gracy260403@gmail.com 
( ग) चाक्षुष कला के लिए ( राष्ट्रीय स्तर) राष्ट्रीय सम्मान 

जय झिरोटिया, 
281 अशोका इनक्लेव एक्सटेंशन -1, सेक्टर -34, 

फरीदाबाद, हरियाणा, मो0-9810622081 
( घ ) लाईफ टाईम एचीवमेंट पुरस्कार 

श्री सत्यनारायण लाल , 
कल्यातन, मोगलपुरा, नून का चौराहा, पटना सिटी, 

मो0-9934091269 
प्रदर्श कला 

श्री गणेश प्रसाद सिन्हा, 
C/ 11 , कंकड़बाग , हाउसिंग कॉलोनी, लोहियानगर, 

पटना, मो0-9431622131 
चयनित कलाकार को पुरस्कार के रूप में सम्मान राशि के साथ स्मृति चिन्ह, मोमेंटों , प्रमाण पत्र, अंगवस्त्र आदि 
प्रदान किये जायेंगे । वरिष्ठ एवं युवा पुरस्कार के लिए राशि क्रमशः स 51,000 / - (एकावन हजार ), र 25,000 / - (पच्चीस 
हजार ) रूपये निर्धारित है तथा सभी राष्ट्रीय एवं लाईफ टाईम एचीवमेंट सम्मानों हेतु सम्मान राशि प्रति कलाकार 
र 1,00,000 / - ( एक लाख) रूपये हैं । 
3. उक्त पर विभागीय प्रधान सचिव एवं माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
तारानन्द महतो वियोगी, उप - सचिव । 


वाणिज्यकर विभाग 


झारखण्ड 


क्र ० 


अधिसूचनाएं 

17 सितम्बर 2020 
सं 0 6 / अनु 0 27-01 / 2020-1710 -- बिहार लोक सेवा आयोग की 63 वीं संयुक्त प्रतियोगिता 
परीक्षा के आधार पर वाणिज्य कर विभाग, की अधिसूचना संख्या 950 दिनांक 04.06.2020 के आलोक में 
बिहार वित्त सेवा में नियुक्त निम्नलिखित राज्य - कर सहायक आयुक्त (परीक्ष्यमान) का झारखण्ड लोक 
सेवा आयोग द्वारा आयोजित ( छठी) संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 
प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के उपरांत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड 
की अधिसूचना संख्या 3681 दिनांक 29.07.2020 के अलोक में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में मूल कोटि 
के वेतनमान ( रू 0 9300-34,800 / -ग्रेड पे -5400 रू 0 , सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेबल -9) 
में परीक्ष्यमान उपसमाहर्ता के पद पर योगदान करने हेतु बिहार वित्त सेवा के वर्तमान पद से त्यागपत्र से 
संबंधित आवेदन के आलोक में उनके द्वारा आवेदित तिथि से त्यागपत्र स्वीकृत किया जाता है । 

जन्म तिथि 

बिहार वित्त सेवा बिहार वित्त सेवा से त्याग 
सं ० 

में योगदान की पत्र देने की तिथि 

तिथि 
श्री पारितोष प्रियदर्शी, 
परीक्ष्यमान राज्यकर सहायक 

दिनांक 08.08.2020 के 
आयुक्त , बेगुसराय अंचल, 

अपराह्न से 
बेगुसराय । 
श्री नितेश भास्कर, 
परीक्ष्यमान राज्य - कर सहायक 29.10.1987 

15.06.2020 

दिनांक 06.08.2020 के 
आयुक्त, नवादा अंचल, नवादा । 

अपराह्न से 
2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव । 


1 


28.02.1991 


12.06.2020 


2 


18 सितम्बर 2020 
सं 0 6 / वि ० पत्रा0-24-48 / 2014-1716 / वा ० कर - बिहार वित्त सेवा के श्री प्रवीण कुमार , राज्य – कर उपायुक्त की 
Goods and Services Tax Network, New Delhi में Assistant Vice President के पद पर प्रतिनियुक्ति की 
अवधि दिनांक 14.10.2020 से 13.10.2021 तक के लिये विस्तारित की जाती है । 
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अरूण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव । 


बिहार गजट , 23 सितम्बर 2020 


17 


कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग ( कारा) 


गृह जिला 


4 


अधिसूचनाएं 

11 सितम्बर 2020 
सं 0 कारा / स्था o ( चि ०) 01-04 / 2020-6157 -- महानिरीक्षक , कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में 
गठित चयन समिति द्वारा Walk -in -interview के माध्यम से संविदा पर सामान्य चिकित्सक के पद पर नियुक्ति हेतु 
चयनित निम्नांकित सामान्य चिकित्सकों को नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ -4 में अंकित कारा में रिक्त पद के 
विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है: 
क्र ० चिकित्सक का नाम 

पदस्थापित कारा का नाम 
1 2 

3 
1 डॉ ० सैय्यद शकेबुज्जमा 

गया 

केन्द्रीय कारा, गया 
21 डॉ ० रविरंजन सिंह 

पटना 

मंडल कारा , बेगूसराय 
3 डॉ ० विजय कृष्ण 

रोहतास 

उपकारा, विक्रमगंज 
4 डॉ ० शैलेश चन्द्रा 

भोजपुर ( आरा) मंडल कारा, आरा 
5 | डॉ नरेन्द्र कुमार चौधरी 

दरभंगा उपकारा, झंझारपुर 
6 डॉ ० हैदर अली 

सिवान मंडल कारा, गोपालगंज 

, 
7 | डॉ ० कुमारी खुशबु 

सहरसा मंडल कारा, सहरसा 
8 | डॉ ० रायजी नर्जरी 

पूर्वी चम्पारण मंडल कारा, अररिया 
9 | डॉ ० अंजना शिवेश 

सिवान मंडल कारा, सिवान 
10 | डॉ ० कुमारी अपर्णा 

कैमूर मंडल कारा, सासाराम 
11 डॉ 0 कृष्ण दयाल झा 

समस्तीपुर 

उपकारा, रोसडा 
12 डॉ ० धनंजय कुमार 

नालंदा मंडल कारा , मुंगेर 
13 | डॉ ० गोपाल कृष्ण यादव 

पटना 

उपकारा, मसौढी 
14 डॉ ० संतोष प्रकाश 

सहरसा मंडल कारा, मधेपुरा 
15 | डॉ सोनाली सुप्रिया 

शेखपुरा मंडल कारा, दरभंगा 
16 | डॉ 0 मीरा कुमारी 

प ० चम्पारण मंडल कारा , सुपौल 
17 | डॉ शालिनी कुमारी 

समस्तीपुर मंडल कारा, समस्तीपुर 
18 | डॉ ० अविनाश कुमार 

पूर्वी चम्पारण उपकारा, बगहा 
19 | डॉ0 मो0 नुरूद्दीन अंसारी 

दरभंगा 

उपकारा, दाउदनगर 
20 | डॉ 0 मो 0 नाजिश अय्युबी 

नालंदा 

केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर 
21 | डॉ ० मो ० शब्बीर आजाद 

समस्तीपुर 

उपकारा, बिक्रमगंज 
22 डॉ ० उत्तम कुमार 

शिवहर मंडल कारा, शेखपुरा 
23 | डॉ ० राकेश रौशन 

गया 

मंडल कारा, नवादा 
24 | डॉ ० राजीव रंजन 

गया 

उपकारा, शेरघाटी 
25 डॉ ० पवन कुमार गुप्ता 

उपकारा, नवगछिया 
26 | डॉ 0 विजय कुमार भारती 

मधुबनी उपकारा, नवगछिया 
27 | डॉ 0 मो 0 जमालुद्दीन 

दरभंगा मंडल कारा , मधेपुरा 
28 | डॉ ० मिथिलेश कुमार 

कटिहार मंडल कारा, कटिहार 
29 डॉ ० सौरभजीत 

पटना मंडल कारा , शेखपुरा 
30 | डॉ ० विवेकानन्द 

पटना 

मंडल कारा, भभुआ 
31 | डॉ ० रविन्द्र नाथ रवि 

समस्तीपुर विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर 
32 | डॉ ० रौनक जमील अंसारी 

सिवान 

उपकारा, बगहा 
33 | डॉ 0 मो 0 बेलाल अंजुम 

दरभंगा मंडल कारा, सुपौल 
34 | डॉ ० मो ० उमर 

मधुबनी उपकारा , वीरपुर 
35 डॉ ० राजेश रमण 

वैशाली 

उपकारा, हिलसा 
36 | डॉ ० रवि नन्दन कुमार रश्मि 

अरवल मंडल कारा , बाँका 
37 | डॉ ० सरोज कुमार 

समस्तीपुर मंडल कारा, किशनगंज 
38 | डॉ 0 संदीप कुमार भारती 

मधुबनी मंडल कारा, किशनगंज 
39 | डॉ ० चन्द्रमणी आजाद 

नालंदा मंडल कारा, बाँका 
40 डॉ ० पूजा कुमारी 

रोहतास केन्द्रीय कारा, गया 


मधेपुरा 


18 


बिहार गजट , 23 सितम्बर 2020 


42 डॉ ० पंकज कुमार 


गया 


41 | डॉ 0 कुन्दन कुमार निखिल 

अररिया उपकारा, उदाकिशुनगंज 

उपकारा, उदाकिशुनगंज 
2. यह नियुक्ति संविदा के आधार पर 11 माह के लिए विहित एकरारनामा के अधीन इस शर्त पर की जाती है कि 
कोई भी चिकित्सक नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे । 

3. सभी चिकित्सक अपने पदस्थापन कारा में अपने चिकित्सा संबंधी सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति तथा असैनिक 
शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन ) के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण - पत्र के साथ 
योगदान देना सुनिश्चित करेंगे । 

4. सभी संबंधित चिकित्सकों को निदेश है कि वे पदस्थापन कारा में एक सप्ताह के अंदर अपना योगदान देना 
सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव - सह - निदेशक ( प्र ० ) । 


क्र ० 


गृह जिला 


1 


2 


4 


1 


सारण 


2 


3 


11 सितम्बर 2020 
सं 0 कारा / स्था o (चि ०) 01-04 / 2020-6158 -- महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में 
गठित चयन समिति द्वारा Walk - in - interview के माध्यम से संविदा पर विशेषज्ञ चिकित्सक के पद पर नियुक्ति हेतु 
चयनित निम्नांकित विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ -4 में अंकित कारा में रिक्त पद के 
विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है: 
विशेषज्ञ चिकित्सक का नाम 

पदस्थापन कारा का नाम 

3 
डॉ ० नित्यानन्द पाठक 

आदर्श केन्द्रीय कारा , बेऊर, पटना 
डॉ ० मो 0 नुरूद्दीन अंसारी 

दरभंगा शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर 
डॉ ० मनीष कुमार 

औरंगाबाद केन्द्रीय कारा, गया 
डॉ ० बिनित प्रसाद 

समस्तीपुर । केन्द्रीय कारा, मोतिहारी 
डॉ ० कुमारी खुशबु 

सहरसा 

केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ 
डॉ ० संतोष प्रकाश 

सहरसा मंडल कारा, अररिया 
2. यह नियुक्ति संविदा के आधार पर 11 माह के लिए विहित एकरारनामा के अधीन इस शर्त पर की जाती है कि 
कोई भी चिकित्सक नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे । 

3. सभी चिकित्सक अपने पदस्थापन कारा में अपने चिकित्सा संबंधी सभी प्रमाण - पत्रों की छायाप्रति तथा असैनिक 
शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण - पत्र के साथ 
योगदान देना सुनिश्चित करेंगे । 

4. सभी संबंधित चिकित्सकों को निदेश है कि वे पदस्थापन कारा में एक सप्ताह के अंदर अपना योगदान देना 
सुनिश्चित करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र ० )। 


4 


5 


6 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 21-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट, 23 सितम्बर 2020 


19 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


No. 1113 - I , Swati Singh D / o Dinesh Prasad Singh R / o 160A , Siddheswar Nagar , 
Near Anand Marg School , Mainpura Distt.- Patna, My name Swati Singh after marriage 
changed my name as Swati Vijay Chaubey Affidavit 941 dated 13.03.2020 . 

Swati Singh.. 


No. 1122—1 , Shyamali Priya, D / O- Dr. Mahendra Pal , Born on 5th April 2006 , 
Resident of M.I.G. - 250 , Kankarbagh Colony , Post - Lohia Nagar, P.S.-Kankarbagh, District 
Patna, Pin - 800020 ( Bihar) have changed my Surname to Shyamali Vyas , vide affidavit no . - 13 , 
dated 03/09/2020 at Patna . 

Shyamali Vyas . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट , 21-571 + 10 - डी ० टी ० पी ० । 
Website : http : // egazette. bih.nic.in 


20 


बिहार गजट , 23 सितम्बर 2020 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सं 0 कारा / नि 0 को ०( अधी ० ) -01-01 / 2020-6159 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 

गृह विभाग (कारा) 


संकल्प 

11 सितम्बर 2020 
चूंकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि दिनांक 03.01.2020 को मंडल कारा, हाजीपुर में 
विचाराधीन बंदी मनीष कुमार उर्फ नेताजी उर्फ तेलिया, पे 0 - अमरेन्द्र कुमार सिंह को कारा के अन्दर एक अन्य बंदी द्वारा 
गोली मारकर हत्या कर दिये जाने तथा दिनांक 03.01.2020 एवं दिनांक 05.01.2020 को जिला प्रशासन की छापेमारी में 
पिस्टल सहित भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामग्रियों की बरामदगी की घटना में श्री रमेश प्रसाद , तत्कालीन अधीक्षक , मंडल 
कारा , हाजीपुर ( सम्प्रति निलंबित) संलग्न केन्द्रीय कारा , बक्सर द्वारा अपने कर्त्तव्य के निर्वह्न में गंभीर लापरवाही एवं 
उदासीनता बरती गई है । श्री प्रसाद का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक , 2012 एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 
1976 के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है । 

2. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री रमेश प्रसाद, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर ( सम्प्रति निलंबित) 
संलग्न केन्द्रीय कारा, बक्सर के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र क में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय । 

इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 
2005 के नियम 17 (2) के तहत संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल , पटना को संचालन पदाधिकारी तथा 
अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

श्री प्रसाद से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन 
पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों । 

संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति 
सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
दीवान जाफर हुसैन खाँ, संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र ० )। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट , 21-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0। 
Website : http : //egazette . bih.nic.in 


